सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 841 राँची, गुरुवार , 


24 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


शुद्धि पत्र 
01 अक्टूबर , 2019 


संख्या -11/ क 0 च 0 आ0-16-07/ 2011( खण्ड) का 0 7993- विभागीय अधिसूचना सं0-2121, 
दिनांक-24.03.2018 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक 
(कार्यालय सहायक - सह - कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लिपिक - सह - कम्प्यूटर ऑपरेटर ), निम्नवर्गीय लिपिक 
(कार्यालय सहायक - सह - लेखापाल , लेखा लिपिक एवं लेखापाल- सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर ) एवं 
स्टेनोग्राफर/निजी सहायक के पदों को विभागीय अधिसूचना सं0-2062 , दिनांक -08.03.2017 द्वारा 
गठित “ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट /10 + 2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं 
कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली , 2017” की अनुसूची -1 के 
क्रमांक -08 में शामिल किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 24 अक्टूबर , 2019 

उपर्युक्त अधिसूचना में शामिल स्टेनोग्राफर/निजी सहायक हेतु विहित तकनीकी योग्यता 
( कौशल परीक्षण ) के स्तम्भ में “हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित 
न्यूनतम गति " के स्थान पर "हिन्दी आशु टंकण में यथा सरकार द्वारा समय -समय पर निर्धारित 
न्यूनतम गति ” पढ़ा एवं समझा जाय । 


अन्य सभी कंडिकाए यथावत रहेंगी। 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 841 -- 50 


